रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 777 ] 
No. 777 


yeyjar 

POP 


है ; 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 23022023-243805 


CG - DL - E - 23022023-243805 


1137 GI / 2023 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 22 , 2023 / फाल्गुन 3 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , FEBRUARY 22 , 2023 / PHALGUNA 3 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली 22 फरवरी , 2023 

का.आ. 810 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा पुडुचेरी राज्य के पुडुचेरी र्जिले में NH45A के कि.मी. 0 से कि.मी. 29 ( दूसरी 
मंजिल , डिप्टी कलेक्टर कार्यालय , विल्लियानूर , पुडुचेरी ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का 
बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " द न्यू इंडियन 
एक्सप्रेस " को " डेलीथंथी " और " 13.06.2022 " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2 


राज्य का नाम : पुडुचेरी 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 


1 


12 


3 


5 


6 


7 


1 


अनुसूची 

पुडुचेरी राज्य के पुडुचेर्री जिले में NH45A के कि . मी . 0 से कि.मी. 29 ( दूसरी मंजिल , डिप्टी कलेक्टर कार्यालय , 
विल्लियानूर , पुडुचेरी ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


2 

तालुक का नाम : विलियानूर 

गांव का नाम : अरियर 


132/1 


127 / 4A / 2 निजी 


132/3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


134/105 


जिले का नाम : पुडुचेर्री 

भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 


134/109 


134/112 


| निजी 


| निजी 


| सरकारी 


3 


dx 


सरकारी 


dx 


134/108 सरकारी ( पोरम्बोक ) मनाई 


dx 


मनाई 


सरकारी ( पोरम्बोक ) मनाई 


मनाई 


4 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


5 


0.0092 


0.0077 


0.0084 


0.0014 


0.0013 


0.0017 


0.0039 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


1. मीनातची @ सेल्वी वाइफ ओफ 
राजेन्द्रण , 2. राजेन्द्रण सोन ओफ 

| अधिशेषण , 3. शंकर @ रवि सोन ओफ 

अधिशेषण , 4. करुणाकरण सोन ओफ 
अधिशेषण , 5. प्रियदर्शिनी वाइफ ओफ 
रविकुमार , 6. रामचंद्रन सोन ओफ 
बालकृष्णन ( रामचन्द्र एडुकेशनल ट्रस्ट ) , 
7. कलियाम्मल वाइफ ओफ एलाप्पन 
( 127 / 4 ए / 2 बी ) 


रामचंद्रन सोन ओफ बालकृष्णन 
( 132 / 1 बी ) 


श्री उलगावलि अम्मन कोइल प्रेसेंट ट्रस्टी 
( 132 / 3 बी ) 


1. राधाकृष्णन सोन ओफ अधिमूलम , 2 . 
सन्ति @ देवनाई वाइफ ओफ 


| राधाकृष्णन 

( 134 / 105 बी ) 


अमुठा वाइफ ओफ गणेशन 
( 134 / 108 बी ) 


1. सुरेश सोन ओफ अधिमूलम , 2 . 
इंदिरानी वाइफ ओफ अधिमूलम 
( 134 / 109 बी ) 

अंजम्माल वाइफ ओफ रामू 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


134/113 


134/114 


134/117 


134/118 


134/119 


134/120 


134/122 


134/247 


134/249 


134 / 2A 


19 134/43 


134/121 सरकारी 


20 134/44 


सरकारी 


21 140 / 1A 


| सरकारी 


सरकारी 


| सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


| सरकारी 


सरकारी 


| सरकारी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मनाई 


निजी 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


मनाई 


हास्पिटल् 


सरकारी ( पोरम्बोक ) मनाई 


सरकारी ( पोरम्बोक ) मनाई 


dx 


0.0035 


0.0039 


0.0048 


0.0035 


0.0035 


0.0036 


0.0041 


0.0035 


0.0011 


0.0015 


0.0126 


0.0004 


0.0012 


0.0012 


( 134 / 112 बी ) 
मणि सोन ओफ कृष्णन 
( 134 / 113 बी ) 


1. कालियापेरुमाल सोन ओफ पांडुरंगन , 

2. अंजलची वाइफ ओफ कालियापेरुमाल 
( 134 / 114 बी ) 


1. दच्छिणामूर्ति सोन ओफ महालिंगम , 
2. मल्लिगा वाइफ ओफ दच्छिणामूर्ति 
( 134 / 117 बी ) 


एलुमलाई सोन ओफ पांडुरंगन 
( 134 / 118 बी ) 


रेवती वाइफ ओफ सुंदरामूर्ति 
( 134 / 119 बी ) 


| सरावणन सोन ओफ शानमुगम 
( 134 / 120 बी ) 


कसीअम्मल वाइफ ओफ मन्नानगट्टी 
| ( 134 / 121 बी ) 


अरुलमिगू श्री अंगल परमेश्वरी टेम्पल 
( 134 / 122 बी ) 


1. कथिरवाँ सोन ओफ अतिमूलम , 2 . 
वल्ली वाइफ ओफ कथिरवाँ 
( 134 / 247 बी ) 


1. प्रकाश सोन ओफ अतिमूलम , 2 . 
कायलविज़ी वाइफ ओफ प्रकाश 
( 134 / 249 बी ) 


डिप्यूटी डायरेक्टर , हेल्थ डिपार्टमेंट , 

पुडुचेरी 

( 134/250 ) 


वीरप्पा आचार्य सोन ओफ वडीवेल 

आचार्य 

| ( 134 / 43 बी ) 


| एलुमलाई सोन ओफ देवरासु 
( 134 / 44 बी ) 


3 


1. रवि सोन ओफ वीरप्पा आचार्य , 2 . 
रमेश सोन ओफ वीरप्पा आचार्य , 3 . 


4 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


140 / 1B / 1 निजी 


140 / 1B / 2 


140 / 1B / 3 


140 / 1C / 1 


140 / 8A 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


140 / 9A 


| निजी 


| निजी 


निजी 


| निजी 


निजी 


dx 


NOW 


dx 


dx 


dx 


Ax 


कुल 


0.0013 


0.0017 


0.0022 


10.0131 


0.0024 


0.02 


0.1227 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


रत्तेनेश्वरी वाइफ ओफ रवि 

( 140 / 1 ए / 2 ) 


तंगराज सोन ओफ वेलैसामी 
( 140 / 1 बी / 1 बी ) 


शंकरनारायण सोन ओफ जयरामन 
( 140 / 1 बी / 2 बी ) 


जगदीश सोन ओफ सेल्वरसु चेट्टियार 
( 140/1 बी / 3 बी ) 


1. कार्तिकेयन सोन नवनीता कृष्णन , 2 . 
विजय आनंदन सोन ओफ सम्बन्धन , 3 . 
थांबूसामी रेड्डियार सोन ओफ दुरैसामी , 
4. सन्ति वाइफ ओफ नवनीता कृष्णन 
( 140 / 1 सी / 1 बी ) 

| मर्सी राजमणि वाइफ ओफ धनगोपालन 
( 140 / 8 ए / 2 ) 

कृष्णवेणी अम्माल वाइफ ओफ सुब्बुराया 
रेड्डियार 

( 140 / 9 ए / 2 ) 


[ फा . सं . NHAI / 11013 / LA / 3 ( a ) -Notif / PIU - Villupuram / 2013 / 3D ] 


अभय जैन , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 22nd February , 2023 

S.O. 810 ( E ) . Whereas the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S.O.2312 ( E ) dated 19.05.2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary No.2192 , Part II , 
Section 3 , Sub - Section- ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of the National highways Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule 
annexed to the said notification for the building ( widening / two lane with paved shoulder / four laning etc. , ) 
maintenance , management and operation of National highways No. 45A , in the stretch of land from Km . 0/000 to 
Km . 29/000 ( Viluppuram to Puducherry Section ) in Puducherry District in the Union Territory of Puducherry ; 


And whereas , the substance of the said notification has been published in " The New Indian Express " and 
“ Dailythanthi ” both dated 13.06.2022 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas , no objections have been received from any persons by the Competent Authority ; 

And whereas in pursuance of the sub - section ( 1 ) of Section 3D of the said act , the Competent authority has 
submitted its report to the Central Government . 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said act , the Central Government hereby declares that the lands 
specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

And further , in pursuance of the sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of the notification in the official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : PONDICHERRY 

SI . 

No. 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH45A in the stretch 
of land from NH45A ( Second Floor , Deputy Collector Office , Villianur , Puducherry ) in the district of 
PUDUCHERRY in the state of PONDICHERRY . 

District : PUDUCHERRY 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 


Survey 

Number 


Taluk : Villianur 

Village : Ariyur 


2 


127 / 4A / 2 


132/1 


132/3 


134/105 


134/108 


134/109 


134/112 


134/113 


134/114 


10 134/117 


11 134/118 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


Nature of 
Land 


Dry 


Dry 


Dry 


4 


Government ( Poramboke ) Manai 


Government ( Poramboke ) Manai 


Government ( Poramboke ) Manai 


Government ( Poramboke ) Manai 


Government ( Poramboke ) Manai 


Government ( Poramboke ) Manai 


Government ( Poramboke ) Manai 


Government ( Poramboke ) Manai 


Area in 
Hectare 


5 


0.0092 


0.0077 


0.0084 


0.0014 


0.0013 


0.0017 


0.0039 


0.0035 


0.0039 


0.0048 


0.0035 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 
Part Survey No. 

6 


1. Meenatchi @ Selvi Wife of 
Rajendiran , 2. Rajendiran Son of 
Adhisheshan , 3. Sankar @ Ravi Son 
of Adhisheshan , 4. Karunakaran Son 
of Adhisheshan , 5. Priyadarshini 
Wife of Ravikumar , 6 . 

Ramachandiran Son of Balakrishnan 
( Ramachandra Educational Trust ) , 7 . 
Kaliammal Wife of Ellappan 
127 / 4A / 2B 

Ramachandiran Son of Balakrishnan 


132 / 1B 

Sri Ulagavazhi Amman Koil Present 
Trustee 

132 / 3B 


5 


1. Radhakrishnan Son of 

Adhimoolam , 2. Santhi @ Deivanai 
Wife of Radhakrishnan 

134 / 105B 


Amutha Wife of Ganesan 
134 / 108B 


1. Suresh Son of Adhimoolam , 2 . 
Indirani Wife of Adhimoolam 
134 / 109B 


Anjammal Wife of Ramu 
134 / 112B 


Mani Son of Krishnan 
134 / 113B 


1. Kaliaperumal Son of Pandurangan , 
2. Anjalachi Wife of Kaliaperumal 
134 / 114B 


1. Datchinamoorthy Son of 
Mahalingam , 2. Malliga Wife of 
Datchinamoorthy 

134 / 117B 

Elumalai Son of Pandurangan 
134 / 118B 


6 


12 134/119 


13 134/120 


14 


15 134/122 


16 


18 


17 134/249 


20 


134/121 


21 


19 134/43 


134/247 


134 / 2A 


25 


134/44 


22 140 / 1B / 1 


27 


140 / 1A 


23 140 / 1B / 2 


24 140 / 1B / 3 


140 / 1C / 1 


26 140 / 8A 


140 / 9A 


Government ( Poramboke ) 


Government ( Poramboke ) Manai 


Government ( Poramboke ) 


Government ( Poramboke ) Manai 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Government ( Poramboke ) Manai 


Government ( Poramboke ) Manai 


Government ( Poramboke ) Hospital 


Private 


Manai 


Government ( Poramboke ) Manai 


Private 


Government ( Poramboke ) Manai 


Private 


Manai 


Private 


Private 


Private 


Private 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


Dry 


0.0035 


0.0036 


0.0041 


0.0035 


0.0011 


0.0015 


0.0126 


0.0004 


0.0012 


0.0012 


0.0013 


0.0017 


0.0022 


0.0131 


0.0024 


0.02 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


0.1227 


Revathy Wife of Sundaramoorthy 
134 / 119B 


Saravanan Son of Shanmugam 
134 / 120B 


Kasiammal Wife of Mannangatti 
134 / 121B 


Arulmigu Shree Angala Parameswari 
Temple 

134 / 122B 


1. Kathiravan Son of Athimoolam , 2 . 
Valli Wife of Kathiravan 

134 / 247B 


1. Prakash Son of Athimoolam , 2 . 

Kayalvizhi Wife of Prakash 
134 / 249B 


Deputy Director , Health Department , 
Puducherry 

134/250 


Veerappa Achary Son of Vadivel 

Achary 

134 / 43B 


Elumalai Son of Devarasu 
134 / 44B 


1. Ravi Son of Veerappa Achary , 2 . 
Ramesh Son of Veerappa Achary , 3 . 
Ratteneswari Wife of Ravi 

140 / 1A / 2 


Thangaraj Son of Vellaisamy 
140 / 1B / 1B 


Sankaranarayanan Son of Jeyaraman 
140 / 1B / 2B 

Jagadeesh Son of Selvarasu Chettiar 
140 / 1B / 3B 


1. Karthikeyan Son Navaneetha 
Krishnan , 2. Vijay Anandan Son of 
Sambandan , 3. Thambusamy Reddiar 
Son of Duraisamy , 4. Santhi Wife of 
Navaneetha Krishnan 

140 / 1C / 1B 


Mercy Rajamani Wife of 

Dhanagopalan 

140 / 8A / 2 


Krishnaveni Ammal Wife of 

Subburaya Reddiar 

140 / 9A / 2 


TOTAL 

[ F. No. NHAI / 11013 / LA / 3 ( a ) -Notif / PIU - Villupuram / 2013 / 3D ] 


ABHAY JAIN , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 

VERMA 


Date : 202302-23 14 : 1251 + 05 : 30 


